निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 फाल्गुन 1932 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 11 मार्च 2011 


( सं० पटना 67 ) 


जल संसाधन विभाग 

- - - - - - - - 

अधिसूचना 

7 फरवरी 2011 
सं0 - 16 / स्था . - 31 - 02 / 2008 - 221 - श्री गोरखनाथ , विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना , सहरसा 
का उप सचिव , राज्य निर्वाचन आयोग , बिहार , पटना के पद पर स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप तत्काल 
अस्थायी व्यवस्था के तहत श्री अशोक कुमार झा (बि . प्र. से. ) विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी , सकरी ( मधुबनी ) 
अपने वर्तमान कार्यो के अतिरिक्त विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी कोशी योजना , सहरसा के प्रभार में रहेंगे । 

2. नियमित पदस्थापन होने पर यह आदेश स्वत : विलोपित समझा जायेगा । 
3 . श्री झा , जो अपने कार्यों के अतिरिक्त विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी , सोन योजना , सासाराम के 
अतिरिक्त प्रभार में भी हैं , वे पूर्ववत रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण कुमार प्रसाद , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, । 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 67 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


